Harpana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 120-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024 (SRAVANA 16, 1946 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
परिवहन विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 7 अगस्त, 2024 


संख्या 22/30,//2021-3टी().-- हरियाणा मोटरयान नियम, 1993 को आगे संशोधन करने के लिए, नियमों का 
निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 96, 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा 
अपेक्षित, इसके द्वारा, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना 
है। 


इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की 
समाप्ति पर नियमों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हों, के साथ, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
परिवहन विभाग, हरियाणा सिविल सचिवालय, चण्डीगढ़ द्वारा, नियमों के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार 
विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाऐगें, विचार किया जाएगा। 
प्रारूप नियम 
1. ये नियम हरियाणा मोटर यान (संशोधन) नियम, 2024 कहे जा सकते हैं। 


2. हरियाणा मोटर यान नियम, 1993 में, (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, sad नियम कहा गया है) में, नियम 225 के 
उप-नियम (1), में,- 


6) खण्ड (जा) में, अन्त में विद्यमान 4” चिहन के स्थान पर, “:” चिहन प्रतिस्थामित किया जाएगा; तथा 


Gi) खण्ड (xviii) के पश्चात, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌:- 


“(ix) खान तथा भू-विज्ञान विभाग, हरियाणा के अधिकारी, जो खनन अधिकारी की पदवीं से नीचे के न 
atl” | 


(2359) 


2360 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), AUG. 7, 2024 (SRVN. 16, 1946 SAKA) 
3. उक्त नियमों में, नियम 226 में, उप-नियम (1) में, अनुसूची में, 
(0) खाना, 1, 2 तथा 3 के नीचे क्रम संख्या 18 और उसके सामने विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम 
संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ी जांएगी, अर्थात्‌:- 
“19, | खनन विभाग के अधिकारी जो खनन अधिकारी के पद से नीचे के न हों। | 19401) 
(Gi) द्वितीय परन्तुक में,- 
(क) अन्त में विद्यमान "|" fred के स्थान पर, “;:“ चिहन प्रतिस्थापित किया जाएगा; तथा 
(ख) निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा अर्थात्‌:- 
“परन्तु यह और कि क्रम संख्या 19 के सामने उल्लिखित खनन अधिकारियों को केवल खनन सामग्री ले 
जाने वाले माल-वाहक वाहनों के चालान करने की ही शक्तियाँ होगीं |“ | 


नवदीप सिंह विर्क, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, 
परिवहन विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
TRANSPORT DEPARTMENT 
Notification 
The 7th August, 2024 


No. 22/30/2021-3T(1).— The following draft of the rules further to amend the Haryana Motor Vehicles Rules, 
1993, which the Governor of Haryana proposes to make in exercise powers conferred under sections 28, 38, 65, 93, 
95, 96, 107, 111, 138, 176 and 213 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988), is hereby published as 
required by section (1) of section 212 of the said Act for the information of persons likely to be effected thereby. 


Notice is hereby given that the draft of the rules will be taken into consideration by the Government on or after 
the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette together 
with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, 
Transport Department, Chandigarh, from any person with respect to the draft of the rules before the expiry of the 
period so specified.— 

Draft Rules 
1. These rules may be called the Haryana Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2024. 
2. In the Haryana Motor Vehicles Rules, 1993, (hereinafter called the said rules), in rule 225 in sub-rule (1), 

(i) after clause (xviii) for the existing sign “,” the sign “;” shall be substituted, and 

(ii) after clause (xviii) the following clause shall be added, namely: 

“(xix) Officers of the Mining Department not below the rank of Mining Officer”. 
3: In the said rules, in rule 226, in sub-rule (1), in schedule:- 


(i) under column 1, 2 and 3, after serial number 18 and entries thereagainst, the following serial number 
and entries thereagainst shall be added, namely:- 


“19. | officers of the Mining Department not below the rank of Mining Officer. | 194(1)”; 


Gi) After the second proviso, 
(a) For the sign “,” existing at the end, the sign “;” shall be substituted; and 
(b) — The following proviso shall be added, namely; 


Provided further that the Mining Officers mentioned against serial number 19 above, shall have 
the powers to challan the goods vehicles carrying mining material only. 


NAVDEEP SINGH VIRK, 
Principal Secretary to Government Haryana, 
Transport Department. 


11228—C.S.—H.G_P., Pkl. 


